रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004 / 99 


REGD. NO D . L -33004/ 99) 


Jar 
. 
. 
. 


Jaitary 


. 


. 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I - खण्ड 1 
PART I -- Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 207 ] 
No. 2071 


नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 8, 2000 / भाद्र 17 , 1922 
NEW DELHI, FRIDAY , SEPTEMBER 8 , 2000 /BHADRA 17, 1922 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 
( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2000 
फा . सं . आर टी - 19021 / 3 / 2000 - टी . - मोटरयान कराधान व्यवस्था के यौक्तिकीकरण, सड़क कर के एकबारीय भुगतान की 
व्यवस्था और पूरे देश में राष्ट्रीय परमिटों के लिए संयुक्त कर की दर में समानता से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए परिवहन मंत्रियों की एक समिति 
गठित करने का निर्णय लिया गया है । 

2. इस समिति में शामिल होंगे : 
( i ) जल - भूतल परिवहन राज्य मंत्री 

अध्यक्ष 
( i ) परिवहन मंत्री, आंध्र प्रदेश 

सदस्य 
( iii ) परिवहन मंत्री, असम 

सदस्य 
( iv ) परिवहन मंत्री, गुजरात 

सदस्य 
( v ) परिवहन मंत्री, हिमाचल प्रदेश 

सदस्य 
( vi ) परिवहन मंत्री, सिक्किम 

सदस्य 
( vii ) परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश 

सदस्य 
( viii ) परिवहन मंत्री, पश्चिम बंगाल 

- सदस्य 
3. श्री अशोक जोशी, सचिव , भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग इस समिति के सचिव होंगे । 

4. मोटरयान कराधान व्यवस्था, सड़क कर के एकबारीय भुगतान की व्यवस्था और पूरे देश में राष्ट्रीय परमिटों के लिये संयुक्त कर की 
दर में समानता की समीक्षा और जांच इस समिति के विचारणीय विषय होंगे । 

5. इस समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । यह समिति अपने निर्बाध और कुशल संचालन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया जो यह 
आवश्यक समझे, तैयार करेगी । 

6 . सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग इस समिति को सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा । 
7. यह समिति अपनी रिपोर्ट 3 माह में देगी । 

आलोक रावत , संयुक्त सचिव 
2461 GI/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1- Sec 11 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 


(Department of Road Transport and Highways) 

RESOLUTION 
New Delhi, the 8th September, 2000 


(ii) 


Tran 


(ii ) 


(v) 


F. No. RT-- 19021/3 / 2000- T. - It has been decided to constitute a Transport Ministers Committee to examine the 
issues relating to rationalisation of motor vehicle taxation regime, system ofone-time payment of road tax and uniformity in 
the rate of composite tax for National Permit throughout the country. 

2. The Committee will consist of the following : 
(i) Minister of State for Surface Transport 

- Chairman 
Transport Minister, Andhra Pradesh 

Member 
Transport Minister, Assam 

Member 
( iv ) Transport Minister, Gujarat 

Member 
Transport Minister, Himachal Pradesh 

Member 
(vi) Transport Minister, Sikkim 

Member 
(vii ) Transport Minister, Uttar Pradesh 

Member 
(viii) Transport Minister , West Bengal 

- Member 
3. Shri Ashoke Joshi, Secretary to the Government of India , Department of Road Transport and Highways will be 
the Secretary of the Committee . 

4 . The Terms of Reference of the Committee will be to review /examine the motor vehicle taxation regime, the 
system of one- time payment of road tax and uniformity in the rate of composite tax for National Permit throughout the 
country and to give a report indicating the amount for each element of tax . 

5. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi. The Committee will devise its own procedure for its 
smooth and efficient functioning , as is considered necessary. 

6 . The Department of Road Transport and Highways will provide Secretarial assistance to this Committee . 
7. The Committee will submit its report in three months time. 

ALOK RAWAT , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


